निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 चैत्र 1931 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 8 अप्रील 2009 


( सं0 पटना 104) 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

___ 4 मार्च 2009 
सं0 सं0का0 - 2 / स्था0 - 09 / 2008 - 1472 — सूचना सह - जन शिकायत कोषांग के लिए संविदा / अनुबंध 
के आधार पर प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु संसदीय कार्य विभाग में चयन समिति का गठन 
निम्नलिखित रूप से किया जाता है: 
1 . विभागीय प्रधान सचिव 

अध्यक्ष 
2. अपर सचिव 

- सदस्य 
3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व करने वाले एक पदाधिकारी 
( जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्राधिकृत ) 

सदस्य 
4. स्थापना प्रभारी पदाधिकारी 

- सदस्य 
उपर्युक्त समिति विभाग में की जानेवाली सूचना - सह - जन -शिकायत कोषांग के लिए नियुक्ति ( संविदा / 
अनुबंध) पर विचार करेगी । 

यह समिति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी । 
इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण चन्द्र सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 104-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 


